रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 97 


REGD . NO. D. L.- 33004/97 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India , 


. 


. . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 -~- उप - खण्ड (ii ) 
PART IL - Section 3 - Sub - section (11) 


tel 
9 /1/ Lg 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


-- - 


- 


- - -- 


- 


- - 


- 


- - 


सं. 625 ] 
No. 625 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , नवम्बर 7 , 1997 / कार्तिक 16 , 1919 
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 1997 /KARTIKA 16 , 1919 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1997 
का . आ . 771 ( अ ), - केंद्रीय सरकार, सिक्कानिर्माण अधिनियम , 1906 ( 1906 का 3 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
यह अवधारण करती है कि केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से जारी किए जाने के लिए एक रुपया मूल्य, पचास पैसे मूल्य, पच्चीस पैसे मूल्य और दस पैसे मूल्य 
के फेरिटिक स्टेनलेस इस्पात के सिक्के का निर्माण भी टकसाल में किया जाएगा और ऐसे सिक्के निम्नलिखित विमा ,डिजाइन तथा धातु संरचना के अनुरूप 
होंगे; अर्थात् :-- 


4 


. 


सिक्के का अंकित मूल्य 


आकार और बाहरी व्यास 
गोल 25 मि. लि . मीटर 


E 


- 


एक रुपया 


1. 


पचास पैसे 


गोल 22 मि.लि. मीटर 


धातु संरचना 
फेरिटिक स्टेनलेस इस्पात लौह 83 प्रतिशत क्रोमियम 17 प्रतिशत 
अन्तर्वस्तु 
फेरिटिक स्टेनलेस इस्पात लौह 83 प्रतिशत क्रोमियम 17 प्रतिशत 
अन्तर्वस्तु 
फेरिटिक स्टेनलेस इस्पात लौह 83 प्रतिशत कोमियम 17 प्रतिशत 
अन्तर्वस्तु 
फेरिटिक स्टेनलेस इस्पात लौह 83 प्रतिशत क्रोमियम 17 प्रतिशत 
अन्तर्वस्तु 


पच्चीस पैसे 


गोल 19 मि . ली . मीटर 


दस पैसे 


गोल 16 मि . ली . मीटर 


डिजाइन : 
एक रुपया : 
मुख भाग : 


इस सिक्के का किनारा सादा होगा । 
इस ओर सिक्के के मुख भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा केन्द्र में नीचे " सत्यमेव जयते " इबारत अन्तरलिखित होगी उसकी 
ऊपरी परिधि की बायीं ओर हिन्दी में " भारत " और ऊपरी परिधि की दायीं ओर अंग्रेजी में INDIA " शब्द होगा । 
सिक्के के इस ओर अन्तरराष्ट्रीय अंक में अंकित मूल्य " 1 " होगा परिधि की बायीं और दाहिनी ओर " अनाज की बाली " का डिजाइन 


पृष्ठ भाग : । 
2878 GL / 97 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3(ii )] 


- - 


- 


- 


- 


. 


होगा ऊपरी परिधि में हिन्दी में " रुपया " शब्द भी होगा तथा नीचे की परिधि मे अंग्रेजी में " RUPEE " तथा उसके नीचे अन्तरराष्ट्रीय 

अंकों में सिक्के का वर्ष भी दर्शाया गया होगा । 
पचास पैसे : इस सिक्के का किनारा सादा होगा । 
मुख भाग : इस ओर सिक्के के मुख भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे " सत्यमेव जयते " इबारत अन्तरलिखित होगी उसकी ऊपरी परिधि 
को बायीं ओर हिन्दी में भारत " शब्द होगा तथा ऊपरी परिधि की दायीं ओर अंग्रेजी में "INDIA " शब्द होगा । नीचे की परिधि में बायीं ओर अन्तरराष्ट्रीय 
अंकों में अं " 50 पैसे और हिन्दी में पैसे " शब्द अंकित होगा तथा दाहिने नीचे की परिधि में अंग्रेजी में " RUPEE शब्द होगा । 
पृष्ठ भाग : सिक्के के पृष्ठ भाग पर संसद भवन अध्यारापित के साथ भारत का मानचित्र होगा । ऊपरी दाहिनी परिधि पर हिन्दी में " भारत " शब्द तथा अंग्रेजी 
में "INDIA " शब्द होगा । इसके नीचे अन्तरराष्ट्रीय अंकों में सिक्के का वर्ष दर्शित किया जाएगा । 
पच्चीस पैसे : इसके सिक्के का किनारा सादा होगा । 
मुख भाग : इस ओर सिक्के के मुख भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे " सत्यमेव जयते " इबारत अंतरलिखित होगी । उसकी ऊपरी 
परिधि में बायीं ओर हिन्दी में " भारत " शब्द होगा । तथा ऊपरी में ऊपरी परिधि की दायीं ओर अंग्रेजी में " INDIA " शब्द होगा । इस पर अन्तरराष्ट्रीय 
अंकों में अंकित मूल्य " 25 और परिधि की बायीं ओर हिन्दी में पैसे शब्द और दाहिनी नीचे की परिधि में अंग्रेजी में " PAISE " शब्द भी 
अंकित होगा । 
पृष्ठ भाग : सिक्के के इस भाग में केन्द्र में " राइनोसरस " का प्रतीक चिन्ह होगा इसकी ऊपरी परिधि पर अन्तरराष्ट्रीय अंकों में पक्के का वर्ष 
अंकित होगा । 
दस पैसे : इस सिक्के का किनारा सादा होगा । 
मुख भाग : सिक्के के इस ओर मुख भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे " सत्यमेव जयते " इबारत अन्तरलिखित होगी । उसकी 
ऊपरी परिधि में बायीं ओर हिन्दी में " भारत " शब्द होगा तथा ऊपरी परिधि में दायीं ओर अंग्रेजी में "INDIA " शब्द होगा । 
पृष्ठ भाग : सिक्के के इस भाग पर केंद्र में अन्तरराष्ट्रीय अंकों में अंकीय मूल्य " 10 " होगा ऊपरी बायीं परिधि में हिन्दी में " पैसे शब्द और । 
ऊपरी दायीं परिधि में अंग्रेजी में " PAISE " शब्द होगा । इसके नीचे अन्तरराष्ट्रीय अंकों में सिक्के का वर्ष होगा । 


[ फा . सं 1/ 10/95 -सिक्का II ( 2 ) ] 

एम . पी. सिंह, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th November, 1997 
S. 0 . 771 ( E ). -- In exercise of the powers conferred by section 6 of the Coinage Act, 1906 ( 3 of 1906 ), the Central 
Government hereby determines that Ferritic Stainless Steel coins of One Rupee denomination , Fifty Paise denomination , Twenty 
Five Paise denomination and Ten Paisc denomination shall also be coined at theMints for issue under the authority of Central 
Government and that such coins shall conform to the following dimensions, designs and metal compositions, namely :-- 


Metal 


Denomination 
of the coin 


Shape and outside 
diameter 


Composition 


2 


- 


- 


- 


- - -- - 


- 


-- 
- 


- 


- - 


- - 


One Rupee 


Circular 
, 25 Millimeters 


Ferritic 
Stainless steel 
containing 
Iron- 83 % 
Chromium - 17 % 
Ferritic 
Stainless steel 
containing 
Iron- 83 % 
Chromium - 17 % 


Fifty Paisc 


Circular 
22 milimeters 


[ T 11 US 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


LETTET 


2 


Twenty Five 
Paise 


Circular 
19 milimeters 


3 
Ferritic 
Stainless steel 
containing 
Iron - 83 % 
Chromium - 17 % 
Ferritic 
Stainless steel 
containing 
Iron - 83 % 
Chromium - 17 % 


Ten Paişe 


Circular 
16 milimeters 


DESIGNS : 
ONE RUPEE : 
This coin will be with plain edge. 
OBVERSE : — This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka pillar in the centre with the legend " r a d " 
inscribed below , flanked on the left upper periphery with the word " rca and on the right upper periphery with the word 
" INDIA " . 
REVERSE :- - This face of the coin shall bear the denominational value l in international numeral, flanked on the left and right 
periphery with the design Ear of Corn . The upper periphery shallalso bear the word " F74791" and lower periphery shall bear the 
word " RUPEE " and the year of coinage in international numerals shall also be shown underneath . 
FIFTY PAISE : 
This coin will be with plain edge. 
OBVERSE : — This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka pillar in the centre with the legend " Hua out" 
inscribed below , flanked on the left upper periphery with the word " ra ? and on the right upper periphery with the word 
*INDIA . It shall also bear the denominational value " 50 " in international numerals flanked on the left lower periphery with the 
word th and on the right lower periphery with the word “ PAISE " . 
REVERSE :- - This face of the coin shall bear themap of India with Parliament House superimposed on it . On the right upper 
periphery the word " YRTT " and " INDIA ” shall be inscribed and the year of coinage in international numerals shall be shown 
underneath . 
TWENTY FIVE PAISE : 
This coin will be with plain edge . 
OBVERSE :- -This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka pillar in the centre with the legend " Tha gut" 
inscribed below , flanked on the left upper periphery with the word Ra and on the right upper periphery with the Word 
INDIA . It shall also bear the denominational value " 25 " in international numerals flanked on the left lower periphery with the 
" 47 " and on the right lower periphery with the word " PAISE ” . 
REVERSE : 
This face of the coin shall bear in centre a replica of “ RHINOCEROS" and the year of coinage in international numerals on 
upper periphery . 
TEN PAISE : 
This coin will be with plian edge . 
OBVERSE : 
This face of the coin shall bear the Lion Capitalof Ashoka Pillar in the centre with the legend " Haha HT " inscribed below , 
flanked on the left periphery with the word " YT" and on the right periphery with the word “ INDIA " . . 
REVERSE : 

This face of the coin shall bear the denominational value " 10 " in the international numerals in the centre flanked on the left 
upper pheriphery with the " # " and on the right upper pheriphery with the word “ PAISE ” and the year of coinage in interna 
tjonal numerals underneath . 


[File No . 1/ 10 /95 -Coin . II (2 ) ] 

M . P . SINGH , Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Proys, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


